रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L. - 33004/99 


. 


EH . 


. 


. 


. 


- 


परमबजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


ARRAN 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , सितम्बर 25 , 2013 / आश्विन 3 , 1935 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 25 , 2013 /ASVINA 3, 1935 


सं . 491 ] 
No. 491 ] 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 सितम्बर , 2013 
सा . का .नि . 656( अ). - केन्द्रीय सरकार , शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52 ) की धारा 37 की उप 
धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता 
नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1) इन नियमों का नाम संक्षिप्त शिक्षुता (संशोधन) नियम , 2013 है। 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. शिक्षुता नियम 1992 की अनुसूची 1 में समूह संख्या 25 के अधीन, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थातः 


7 . 


1 . 
" 10 . 


2. 

3. 4. 5. 6. 
प्रचालक कोयला | 8162. 40 | 1: 5 | दो वर्ष | --- | 
उठाई - धराई 

उपकरण 
इस्पात संयंत्र में 8162. 50 , 1: 5 दो वर्ष 

प्रचालक 8333. 30 
लोकोमोटिव एवं 

रेल क्रेन्स 
कच्ची सामग्री | 8121 . 90 | 1 : 5 दो वर्ष 
उठाई-धराई संयत्र 
में प्रचालक सामग्री 

उठाई- धराई 


8 . 
|किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 
| किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 


किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 


4132GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


13. 


8159 .16 | 1 : 5 


दो वर्ष 


14. 


- - - 


प्रचालक कोक 
ओवेन्स बैटरी 

उपकरण 
प्रचालक ब्लास्ट 
फर्नेस आयरन 
मेकिंग उपकरण 
प्रचालक इस्पात 
गलन उपकरण 


8223. 60 , | 1 : 5 | दो वर्ष 
8121 .15 


15. | 


8121 . 35 


1 : 5 । दो वर्ष 


किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 
किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 
8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण या 
इसके समतुल्य । 


16. 


8121 . 901 : 5 | दो वर्ष 


प्रचालक सिंटर 
संयत्र उपकरण 


8122. 201 : 5 | दो वर्ष 


प्रचालक बेलनी 
मिल्स उपकरण 
( लम्बे उत्पाद ) 


[ फा . संख्या डीजीईटी -2(2)/ 2013- एपी ] 
शिखर अग्रवाल, महानिदेशक/ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय 


टिप्पण : मूल नियम संख्या सा . का . नि . 356 तारीख 15 जुलाई , 1992 द्वारा भारत के राजपत्र , भाग- 2, खंड- 3, 

उप - खंड (i), में 1 अगस्त , 1992 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन संख्या सा . का . नि . 
75 ( अ ) तारीख 8 फरवरी, 2012 द्वारा किया गया । 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(Directorate General of Employment and Training ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th September, 2013 
G .S .R . 656 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 37 of the Apprentices Act, 
1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the 
following rules further to amend the Apprenticeship Rules , 1992, namely : — 
1. ( 1) These rules may be called the Apprenticeship ( Amendment ) Rules, 2013. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Apprenticeship Rules, 1992 , in the Schedule I, under Group No. 25 , after serial number 9 and the entries 
relating thereto , the following shall be inserted , namely : 
2 - 3 4 5 6 7 

8 
“ 10 . Operator Coal Handling 8162.40 1:5 Two years 

Passed 8th class 
Equipment 

examination from a 
recognized school or its 

equivalent . 
11 . Operator Locomotive | 8162. 50 , ___ 1 : 5 | Two years 

Passed 8th class 
and Rail Cranes in Steel 8333. 30 

examination from a 
Plant 

recognized school or its 
equivalent . 


[ 9411 II - Qus 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12. 


Two years 


Operator Material | 8121.90 
Handling at Raw 
Material Handling Plant 


13 . 


1:5 


Two years 


Operator Coke Ovens 8159.16 
Battery Equipments 


14 . 


Operator Blast Furnace 


| 


1 :5 


Two years 


8223.60 , 
8121. 15 


IronMaking 
Equipments 


Passed 8th class 
examination from a 
recognized school or its 
equivalent. 
Passed 8th class 
examination from a 
recognized school or its 
equivalent. 
Passed 8th class 
examination from a 
recognized school or its 
equivalent. 
Passed 8th class 
examination from a 
recognized school or its 
equivalent. 
Passed 8th class 
examination from a 
recognized school or its 
equivalent. 
Passed 8th class 
examination from a 
recognized school or its 
equivalent.” 


15 . 


1:5 


Two years 


Operator Steel Melting 8121.35 
Equipments 


16 . 


1:5 


Two years 


Operator Sinter Plant 8121. 90 
Equipments 


1:5 


Two years 


Operator Rolling Mills 8122.20 
Equipment (Long 
Products ) 


Note : — 


[F .No. DGET- 2 (2 )/ 2013 -AP ] 
SHIKHAR AGRAWAL ,Jt. Secy. / Director General Employment and Training 
The principal rules were published vide number G .S.R . 356 , dated the 15th July , 1992 in the Gazette of 
India , Part - II , section 3, sub - section (i), dated the 1st August, 1992 and last amended vide number 
G .S.R . 75(E ), dated the 8th February , 2012. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 


